Regd. No . CHD/ 0093 / 2015 - 2017 


सत्यमेव जयते 


रिया 


ANA- 4 


ACT 
. 


- AI 


Haryana Government Gazette 

EXTRAORDINARY 
Published by Authority 


© Govt. of Haryana 
No . 10 - 2017/ Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, JANUARY 17, 2017 ( PAUSA 27 , 1938 SAKA) 


हरियाणा सरकार 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 17 जनवरी, 2017 
संख्या 18 / 7 / 2017. 3क1 - हरियाणा नगर पालिका अधिनियम , 1973 (1973 का अधिनियम 24), की धारा - 4 की 
उप - धारा (3) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग की 
अधिसूचना संख्या 18 / 84 / 2016 – 321, दिनांक 08. 07.2016 के सन्दर्भ में , हरियाणा के राज्यपाल , इसके द्वारा , हरियाणा 
सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग की अधिसूचना संख्या 9310 - 2क II - 76 / 29023, दिनांक 02.09. 1976 में यथा 
परिनिश्चित वर्तमान सीमाओं तथा इसमें नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट अब प्रस्तावित सीमा के क्षेत्र को जिला करनाल 
की नगर पालिका, असन्ध के भीतर सम्मिलित करने की घोषणा करते हैं । 

सीमाओं की अनुसूची 
उत्तर . - असन्ध के राजस्व संपति की उत्तरी पश्चिमी कोने से मुरबा / किला नं0 156 / 3 से शुरू हो कर उत्तरी सीमा के 
साथ साथ पूर्व की दिशा में आगे बढ़ते हुए किला नं0 156 / 4, 5, 157 / 1, 2, 3, 4, 5, 158 / 1, 2, 3, 4, 5 और खिजराबाद 
सड़क को पार करके गांव खिजराबाद की तरफ आगे बढ़ते हुए किला नं0 142 / 25 मिन , 16मिन तक । इसके बाद उत्तर पूर्व 
दिशा की ओर उत्तरी सीमा के साथ साथ किला नं0 142 / 16मिन , 141 / 20, 19, 18, 17, 16, 140 / 20, 19, 18, 17, 16 की 
असन्ध के राजस्व सम्पत्ति तक । इसके बाद डेरा गामा रोड़ को पार करते हुए फिर डेरा गामा रोड़ के दक्षिण उत्तर दिशा मे 
किला नं0 139 / 11, 10 , और फिर उत्तर पूर्व दिशा में किला नं0 139 / 10, 9 के साथ आगे बढ़ते हुए , फिर राजस्व सम्पत्ति 
असन्ध में उत्तर दक्षिण दिशा में किला नं0 139 / 9 , 12 तक । इसके बाद पूर्व दिशा में उत्तरी सीमा के साथ - साथ 
किला नं0 139 / 18, 17, 16, 138 / 20 , 19, 18, 17 , 16 और 137 / 20 , 19, 18मिन और फिर रत्तक रोड़ को पार करते हुए 
और रत्तक रोड़ के साथ दक्षिण से उत्तर के किला नं0 137 / 13मिन , 8मिन , मिन , 130 / 4 / 2, 17मिन और राजस्व सम्पत्ति 
असन्ध में पूर्व दिशा की ओर किला नं0 16 तक, और फिर पूर्व दिशा के साथ उत्तरी सीमा के साथ किला नं0 130 / 16, 
131 / 20 , 19, 18 और फिर उत्तर से दक्षिण दिशा के किला नं0 131 / 18, 23 और इसके बाद राजस्व सम्पत्ति के उत्तर पूर्वी 
सीमा की ओर किला नं0 136 / 4, 5, 135 / 1, 2, 3, 4, 5 तक । 
पूर्व. - उत्तर पूर्वी कोने से शुरू करते हुए राजस्व सम्पत्ति असन्ध के किला नं0 135 / 5 और दक्षिण दिशा में पूर्वी सीमा के 
साथ किला नं0 135 / 24, 165 / 4, 7, 14, 17, 24 राजस्व संपति असन्ध तक । इसके बाद पश्चिम दिशा में 
किला नं0 165 / 24, 23, 22, 21 और किला नं0 164 / 25 के कोने से पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए पूर्वी सीमा के साथ 
किला नं0 173 / 5, 6, 15, 16, 25 व पुरानी सीमा में किला नं0 199 / 5, 6, 15 , 16, 25, 219 / 5, 6, 15, 16, 25 तक । इसके 
बाद किला नं0 219 / 25 के कोने से मुड़कर पूर्व दिशा मे किला नं0 241 / 1, 2 और फिर पश्चिम दिशा में मुड़कर पूर्वी सीमा 
के साथ किला नं0 241 / 2, 9, 12, 19, 22 जो सालवन रोड़ को पार करते हुए पूर्व दिशा में राजस्व सम्पत्ति असन्ध तक है । 
इसके बाद किला नं0 241 / 23 और 261 / 3 से दक्षिण दिशा में पूर्वी सीमा के किला नं0 261 / 3, 8, 13, 18, 23 और फिर 

(130 ) 


HARYANA GOVT. GAZ . ( EXTRA .), JAN . 17, 2017 (PAUS. 27 , 1938 SAKA ) 


131 


पश्चिम दिशा मे मुड़कर किला नं0 261 / 23 से पुरानी सीमा के किला नं0 261 / 23, 22, 21 से लगातार पश्चिम दिशा में 
किला नं0 263 / 21 तक , जिसमें किला नं0 262 / 25, 24, 23, 22 , 21 व 263 / 25, 24, 23, 22 , 21 राजस्व सम्पत्ति असन्ध मे 
है । फिर दक्षिण दिशा में मुड़कर पूर्वी सीमा के साथ - साथ किला नं0 285 / 5, 6, 15, 16, 25, 307 / 5, 6, 15, 16, 25 , 
330 / 5, 6, 15, 16 , 25 और 351 / 5, 6, 15, 16 , 25 में राजस्व सम्पत्ति असन्ध तक । 
दक्षिण. - दक्षिण पूर्व कोने से शुरू होते हुए किला नं0 351 / 25 जोकि राजस्व सम्पत्ति असन्ध का है । इसके बाद पश्चिम दिशा 
की ओर दक्षिणी सीमा के साथ किला नं0 351 / 25 , 24, 23 सफीदो रोड़ पार करके और फिर सफीदो रोड़ के साथ 
किला नं0 381 / 1, 8मिन और पश्चिम दिशा में मुड़कर किला नं0 381 / 8मिन, 9, 10, 380 / 6 और फिर उत्तर दिशा की ओर 
किला नं0 380 / 6, 5, 352 / 25 राजस्व सम्पत्ति असन्ध तक । इसके बाद किला नं0 352 / 25 के कोने से पश्चिम दिशा की 

ओर पुरानी सीमा के किला नं0 353 / 25 तक और पश्चिम दिशा से दक्षिणी सीमा के साथ किला नं0 353 / 25, 24, 23, 22 , 
21 , 354 / 25, 24, 23 , 22, 21 और किला नं0 355 / 25, 24, 23 तक जहां पर डेरा गुजरखिया रोड़ पर करते हुए 
किला नं0 355 / 23 और रोड़ के साथ - साथ उत्तर दिशा में किला नं0 355 / 23 , 18मिन, 14, 7मिन , 4मिन , 326 / 25, 16मिन , 
15मिन, 6मिन और उस बिन्दु पर जहां किला लाईन 326 / 5 और 326 / 6 मुरबा लाईन पर मिलती है और इसके बाद उत्तर 
दिशा में किला नं0 327 / 10, 1, 310 / 21, 20, 11, 10 राजस्व सम्पत्ति असन्ध तक । इसके बाद किला नं0 310 / 10 के कोने 
से जहाँ पर किला नं0 310 / 10 और 311 / 6 ड्रेन पर मिलते हैं , से किला नं0 311 / 5, 3, 2, 1, की ओर मुड़कर जींद रोड़ 
पर मिलते हुए, जींद रोड़ के साथ किला नं0 311 / 10 और 312 / 6 के कोने से दक्षिण दिशा के किला नं0 312 / 6, 15, 16 
और फिर पश्चिम दिशा में मुड़कर किला नं0 312 / 16, 17 , 18मिन जो राजस्व सम्पत्ति असन्ध में बदराला गांव रोड़ पर मिलते 
है तक । 
पश्चिम . - दक्षिण पश्चिम कोने से शुरू होते हुए किला नं0 312 / 18मिन जो गांव बदराला रोड़ पर मिलते हैं , फिर उत्तर दिशा 
में आगे बढ़ते हुए जींद रोड़ को पार करते हुए किला नं0 312 / 14, 7 राजस्व संपति असन्ध तक । इसके बाद जींद रोड़ को 
पार करते हुए पश्चिमी सीमा के साथ - साथ उत्तर दिशा में किला नं0 312 / 7मिन , 4, 280 / 24, 17, 14, 7, 4 से मुड़कर 
पश्चिम दिशा में किला नं0 266 / 23 तक और उत्तर दिशा में आगे बढ़ते हुए पश्चिमी सीमा के साथ - साथ किला नं0 
266 / 23, 18, 13, 8, 3, व 236 / 23, 18 और फिर ड्रेन की तरफ मुड़कर किला नं0 236 / 13 मिन तक और फिर उत्तर दिशा 
मे ड्रेन के साथ - साथ किला नं0 236 / 13मिन, 8मिन , 2मिन , किला नं0 223 / 22 , 21मिन, 20मिन , 11मिन, 224 / 15मिन, 6मिन , 
5, 4मिन, 191 / 24 मिन , 17, 18मिन, 13मिन, 8, 3, 181 / 23, 18, 13, 8, 3 और 156 / 23, 18 , 13 , 8, 3, व उत्तर पश्चिम 
कोने के किला नं0 156 / 3 तक है, जोकि प्रारम्भिक बिन्दु है । 


आनन्द एम . शरन , 
प्रधान सचिव , हरियाणा सरकार , 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग । 


HARYANA GOVERNMENT 
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT 

Notification 

The 17th January , 2017 
No. 18 / 7 / 2017 -3C1 . - In pursuance of the provision of Sub-section (3 ) of Section- 4 of the Haryana 
Municipal Act, 1973 (Act 24 of 1973 ) and with reference to Haryana Government, Urban Local Bodies Department 
Notification No. 18 /84 / 2016 - 3C1, dated 08 .07 .2016 , the Governor of Haryana hereby include within the Municipal 
Committee, Assandh in District, Karnal the area lying between the existing boundaries as defined in Haryana 
Government, Urban Local Bodies Department Notification No . 9310 -2C II -76 /29023 , Dated 02 .09 .1976 and the 
boundaries now proposed as specified in the schedule here to be appended . 

SCHEDULED OF BOUNDARY 
NORTH . — Starting from North West corner of murba / killa no. 156 / 3 of revenue estate of Asandh . Then proceed 
towards East along with Northern boundary of killa no. 156 /4 ,5 , 157/1 ,2 ,3 ,4 ,5 , 158 /1 ,2 , 3 ,4 ,5 and crossing khijrabad 
road , then along in the side of village khijrabad of killa no . 142/ 25 min, 16min of revenue estate of Asandh. Then 
proceed towards North East along the Northern boundary of killa no . 142 / 16min,141 / 20 , 19 ,18, 17,16 , 
140 /20, 19 , 18 , 17 , 16 , of revenue estate of Asandh . Then cross the Dera Gama road and along the Dera Gama road 
South North direction of killa no . 139/11, 10 , Then towards North East killa no . 139 / 10 ,9 , and towards North South of 
killa no . 139 / 9 , 12 of revenue estate of Asandh . then proceed towards East along with Northern boundary of killa no . 
139/18, 17 ,16 , 138 /20,19 , 18 ,17 ,16, 137/ 20 , 19 ,18min and cross the Rattak road and along the Ratak road fromSouth 
to North of killa no . 137 / 13min ,8min ,4min , 130 /4 / 2 , 17min and corner of killa no . 16 of revenue East along with 
Asandh . Then proceed towards East along with Northern boundary ofkilla no . 130 /16 , 131/20 , 19 , 18 then towards the 
direction North to South of killa no . 131/18, 23 and then proceed toward North Eastern boundary of killa no . 136/ 4 ,5 , 
135 / 1 , 2 , 3, 4 ,5 of revenue estate of Asandh. 


132 


HARYANA GOVT . GAZ . ( EXTRA .), JAN . 17 , 2017 (PAUS. 27, 1938 SAKA ) 


EAST . — Starting form North East corner of killa no . 135 /5 in the revenue estate of Asandh . Then proceed towards 
South along the Eastern boundary of killa no . 135 / 24, 165/ 4 ,7 , 14 , 17 , 24 of revenue esta te of Asandh . Then proceed 
towards West along the killa no . 165 /24 ,23 ,22 ,21 and from the corner of killa no . 164 /25 towards West direction 
along the Eastern boundary of killa no . 173 /5 ,6 , 15 , 16 ,25 upto old limit of killa no. 199/5 ,6 , 15 , 16 ,25, 
219 /5 ,6 , 15 , 16 , 25 . After that from the corner ofkilla no . 219 / 25 turn East direction ofkilla no . 241/ 1 ,2 and then turn 
West towards the Eastern boundary of killa no . 241/2 ,9 ,12 , 19 , 22 which cross the salwan road , then along the road to 
East direction in the revenue estate of Asandh . Then proceed from corner of killa no . 241/23 and 261/ 3 towards South 
direction along Eastern boundary of killa no. 261/ 3 ,8 ,13 , 18 ,23 and turn West direction from the corner of killa no . 
261/23 up to the old limit of killa no . 261/23 ,22 ,21 and continues in West direction up to the Killa no. 263/21 in 
which killa no. are 262/ 25 ,24 ,23,22 ,21 , 263/25 ,24 ,23,22 ,21 in the revenue estate of Asandh . then turn in South 
Direction along Eastern boundary of killa no . 285 / 5 ,6 , 15 , 16 , 25 , 307/5 ,6 , 15 ,16 ,25 , 330 /5 ,6 , 15 , 16 ,25 ,and 
351 / 5 ,6 , 15 , 16 ,25 . In the revenue estate of Asandh . 
SOUTH . — Starting from the South East corner of killa no . 351/25 of revenue estate of Asandh proceed towards 
West direction with the Southern boundary of killa no . 351/25 ,24 ,23 crossing the Safidon road and then along the 
Safidon road of killa no . 381/1,8min . and turn to the West direction of killa no . 381/8min ,9 ,10 , 380 /6 , and towards 
North direction of killa no . 380 /6 ,5 , 352 /25 in the revenue estate of Asandh . From the corner of killa no . 352/ 25 
proceed towards West direction up to old limit of killa no . 353 /25 and proceed in West along the Southern boundary 
of killa no. 353 /25 ,24 ,23 ,22 ,21, 354 / 25 ,24 ,23 ,22 ,21 and upto the killa no. 355 /25 ,24 ,23 where cross the road of Dera 
Gujrakhiya of killa no . 355 / 23 and proceed along the road to North direction ofkilla no . 355/23, 18min , 14, 7min ,4min , 
326 /25 , 16min ,15min ,6min then on point where killa line 326 / 5 & 326 /6 meets on murba line and proceed towards 
North direction of killa no . 327 / 10 ,1 , 310 /21 , 20 ,11, 10 in the revenue estate of Asandh . From the corner of killa 
no .310 /10 where killa no . 3 10 / 10 and 311/6 meets on Drain turn in the direction of killa no .311 / 5 ,4 ,3 ,2 , 1 and meets 
on corner Jind road , along the Jind road up to corner of killa no .311/ 10 and 312 /6 then turn in South direction of killa 
no. 312 /6 , 15 , 16 and turn in West direction of killa no . 312 / 16 , 17 , 18min and meet on the road of village Bandrala road 
in the revenue estate of Asandh . 
WEST . - Starting from the South West corner of killa no . 312 /18min which meets on road of village Bandrala 
proceeds towards North direction with the crossing of Jind road of killa no . 312 / 14 , 7 in the revenue estate of Asandh . 
After crossing Jind road proceed along the Western boundary in the North direction of killa no . 312 /7min ,4 , 
280 /24 , 17 , 14 , 7 ,4 . Then turn in West direction upto killa no . 266 /23 and then proceed in North direction along the 
Western boundary of killa no . 266 / 23 , 18 ,13 ,8 ,3 , 236 /23 , 18 and turn to the drain of killa no . 236 /13min and then 
towards North direction along the drain of killa no .236 / 13min ,8min ,2min , 223/ 22 ,21min ,20min , 11min ,224 / 15min , 
6min , 5 , 4min , 191 / 24min , 17 , 18min , 13min , 8 , 3 , 181/23, 18 , 13 , 8 , 3 , 156 / 23 , 18 , 13 , 8 , 3 upto the North West 
corner of killa no . 156 /3 . That is the starting Point . 


ANAND M . SHARAN , 
Principal Secretary to Government Haryana , 

Urban Local Bodies Department . 


54939 – C . S . - H .G . P ., Chd . 


